रजिस्ट्री संडी एल -33004/ 97 


REGD . NO . D . L .- 33004 /97 


- - 


- 


- 


:11M. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड ३ - उप- खण्ड ( i ) 
PART II .-- Section 3 - Sub -section (i ) 


892 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 349 ] 
No. 349 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, सितम्बर 5, 1997 भाद्र 14, 1919 
NEW DELHI , FRIDAY, SEPTEMBER 5 , 1997/ BHADRA 14 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1997 

सं. 97/ - एम एंड टी. पी. 
सा . का. नि . 522 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां ( उत्पाद शुल्क ) नियम , 1956 के नियम 60 के उप नियम ( 3 ) 
के अनुसरण में और उक्त नियमों के नियम 68 के अधीन गठित स्थायी समिति की सलाह पर, घोषित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में 
की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं द्वारा निर्मित, निम्न सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट नई औषधीय निर्मितियां उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) 
में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्मितियों के प्रवर्ग में रखी जाएंगी । 

सारणी 
क्रम सं . औषधीय मिर्मितियां 

विनिर्माता का नाम 


प्रवर्ग 


- 


- 


- - 


-- - - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


1 


14 


2. 


रूबराप्लैक्स एलिक्विजर मै . साराभाई कैमिकल्स, 

बड़ौदा 
विल्सन क्लसेरोडाइन मै . विल्सन मैडीसन कं ., 

मुम्बई 


औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां ( उत्पाद शुल्क ) अधिनियम, 1955 ( 1955 का 
16 ) की अनुसूची के मद (i ) ( क ) के अंतर्गत आने वाली अनिर्बन्धित निर्मिती । 

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां ( उत्पाद शुल्क ) अधिनियम , 1955 ( 1955 का 
16 ) की अनुसूची के मद (i ) ( क ) और 1 (iii ) के अंतर्गत आने वाली निर्बन्धित 
निर्मिती । 

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां ( उत्पाद शुल्क ) अधिनियम , 1955 ( 1955 का 
16 ) की अनुसूची के मद 1 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत आने वाली अनिर्बन्धित निर्मिती 

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां ( उत्पाद शुल्क ) अधिनियम , 1955 ( 1955 का 
16 की अनुसूची के मद 1 ( i) ( क ) के अंतर्गत आने वाली अनिर्बन्धित निर्मिती । 


44 


3. 


मेमेन 


मै. कैडिला कैमिकल्स 
प्रा . लि., अहमदाबाद 
मै. गोपालदास विश्राम 
एंड कंपनी मुम्बई 


बाबुलाइन ग्राइप वाटर 


-- 


- 


- 


- - 


2238 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (1)] 


S . 


Frantzia 


मै. अलेम्बिक कैमिकल्स 

* * . fo ., 5161 


औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां ( उत्पाद शुल्क ) अधिनियम , 1955 ( 1955 का 
16 ) 1 9 91 ( 1 ) ( a ) TTTM offer finiffer 


- 


- 


41.H . 121/1/96 - 17. 44 - 3 ( TA.VE . 4 .) 

श्रीनिवास टाटा, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th September, 1997 


No . 1/97-M & P 


G .S . R . 522 (E ). — In pursuance of sub - rule (3 ) of rule 60 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties ) 
rules , 1956 , and on the advice of the Standing Committee constituted under rule 68 of the said rules , the Central Government 
hereby declares that the new medicinal preparations specified in the column (2 ) of the Table below . prepared by the manufac 
turers specified in corresponding entry in column (3 ) thereof, shall be placed in the category of preparations specified 
in the corresponding entry in column (4 ) of the said Table . 

TABLE 


$ 1. No. Medicinal 

Preparations 
(1) ( 2 ) 


Nameof the 
Manufacturer 


Category 


- 


- - 


- 


( 3 ) 


(4 ) 


RUBRAPLEX . 
ELIXIR 


M / s. Sarabbai 
Chemicals, Baroda 


WILSON 
CHILORODYNE 


GROMANE 


Unrestricted preparation falling under item 1 (i) (a ) of the Schedule 
to theMedicinal and Toilet Preparations (Excise Duties ) Act , 1955 
( 16 of 1955 ). 
Restricted preparation falling under items 1 (i) (a ) and 1 ( iii) of the 
Schedule to the Medicinal and Toilet Preparations ( Excise Duties) 
Act, 1955 ( 16 of 1955). 
Unrestricted preparation falling under item 1 (i) (a ) of the Schedule 
to the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 
( 16 of 1955) . 
Unrestricted preparation falling under item 1 (i) (a ) of the Schedule 
to theMedical and toilet Preparations (Excise Duties ) Act, 1955 ( 16 
of 1955 ). 
Unrestricted preparation falling under item 1 (1) (a ) of the Schedule 
to the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) act, 1955 
( 16 of 1955 ). 


M / s . Wilson 
Medicine Co., 
Bombay 
M /s. Cadila 
Chemicals Private 
Ltd , Ahmedabad 
M /s. Gopaldas 
Vishram & co .. 
Bombay 
M / s. Alembic 
ChemicalWorks 
Company Ltd ., 
Baroda 


BABULINE 
GRIPE WATER 


5. 


NERVITONE 


_ 


[F . No. 121/ 1/ 96 -CX . 3 (M & TP ) ] 
SRINIVAS TATA , Under Secy . 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


Printed by the Manager . Govt of ludia Preas. Ring Road . Mayapuri, New Delhi-110064 

und Published by the Controllor of Publications, Dellu - 110054 - - 1997. 


